ON 


पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108 - भोपाल - 09 - 11. 


. 


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 - 1- 06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


1 
/ 


. 


सत्यमेव जय 


- 


- 


- 


AMROID 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 457 ] 


भोपाल, मंगलवार , दिनांक 21 सितम्बर 2010 – भाद्र 30, शक 1932 


ऊर्जाविभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2010 


आदेश 


क्र . एफ. 2 -22- 2009 - तेरह . - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82 की उपधारा (5 ) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. सी. साहनी, आय.ए. एस. ( से. नि . ) को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक 
आयोग का अध्यक्ष पदाभिहीत करता है . 


उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82 , 84 , 85 , 86, 89 एवं 90 में उल्लेखित 
निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश विद्यत नियामक आयोग । 
सेवा शर्ते ) नियम , 2000 के अंतर्गत वेतन , भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मोहम्मद सुलेमान , सचिव. 


913 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


